पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


. 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2016 ई० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या -46 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 


विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु ० 


... 


3075 


539-549 


1500 


723-727 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


... 


.. 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


- 


1425 


539 - क 


540 


उत्तराखण्ड गजट , 12 नवम्बर, 2016 ई० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

पशुपालन विभाग -1 

कार्यालय - ज्ञाप 

02 नवम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 834 / xv - 1 / 2(6) / 10-तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित पशु चिकित्साधिकारी, ग्रेड-1, वेतनमान 
₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600, को संयुक्त निदेशक, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600 के पद पर 
पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० 

कार्मिक का नाम 
डा ० शष्टी बल्लभ पाण्डे , 
डा 0 सुनील कुमार बिन्जोला, 
डा ० सुनील कुमार अवस्थी , 
डा ० आशीष रावत , 
डा ० विद्या सागर कापड़ी , 

जोशी, 
डा ० राजेन्द्र मठपाल । 
2. उपरोक्त अधिकारियों को नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक के पद पर एक 
वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है । उक्त अधिकारियों के पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

3. उक्त पदोन्नति दावा याचिका संख्या 51/2011 में मा ० लोक सेवा अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित निर्णय 
दिनांक 05.02.2015 के विरूद्ध मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर की गयी विशेष अपील में पारित 
अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


डा ० घनश्य 


7 . 


आज्ञा से, 


डा ० रणबीर सिंह , 
अपर मुख्य सचिव । 


संख्या 2343 / XVI(1) / 16 / 1(43) / 2005 


प्रेषक, 

डा ० रणबीर सिंह, 
अपर मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त , 

उत्तराखण्ड शासना 
सेवा में , 


निदेशक , 


उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड , 

उद्यान भवन , चौबटिया - रानीखेत, जिला - अल्मोड़ा । 
उद्यान एवं रेशम अनुभाग -1 

देहरादून : दिनांक 03 नवम्बर, 2016 
विषयः - उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का संरचनात्मक ढाँचे का पुनर्गठन । 


: 


महोदय , 


उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 379 / दो -139 / 2015-16, दिनांक 08 सितम्बर , 2015 , पत्रांक 783 / पुनर्गठन / 2015-16, 
दिनांक 17 फरवरी, 2016 एवं समय - समय पर उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ 
है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वर्तमान संरचनात्मक ढाँचे को पुनरीक्षित करते हुए कुल 3550 पदों के 


541 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट, 12 नवम्बर, 2016 ई ० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) 
अनुसार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित 
तालिकानुसार / शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
स्वीकृत वेतनमान 

अभ्युक्ति 
सं ० 

₹ 


क्र ० 


पदनाम 


पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


निदेशक 


01 


2 . 


अपर निदेशक 


02 


3 . 


संयुक्त निदेशक 


04 


37400-67000 + 8900 विभागाध्यक्ष, निदेशालय स्तर 

पर विभागीय 
कार्यक्रमों के नियोजन , क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं 

मूल्यांकन एवं शासन से समन्वय, 
37400-67000 + 8700 01 पद निदेशालय, जो विभागाध्यक्ष को उनके 

मुख्यालय के कार्यों में सहयोगार्थ , 
01 पद देहरादून में विभागीय कार्यक्रम व केन्द्र 
पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन , निरीक्षण , 

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं शासन के मध्य समन्वय 
37400-67000 + 7600 01 पद नियोजन , प्रदेश की आवश्यकता के 

अनुरूप क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों 
का सामयिक नियोजन हेतु . 
01 पद नर्सरी प्रबन्धन -विभागीय नर्सरियों एवं 
निजी क्षेत्र में स्थापित नर्सरियों की भारत 
सरकार के दिशा -निर्देशानुसार क्रीडियेशन 
कराना एवं विभागीय आवश्यकतानुसार रोपण 
सामग्री की व्यवस्था करना, 
01 पद कुमायूँ मण्डल हेतु , 
01 पद गढ़वाल मण्डल हेतु, 
(मण्डलीय गतिविधियों का क्रियान्वयन, सामयिक 
निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा मुख्यालय 
को रिपोर्टिंग) । 


क - उद्यान विकास शाखा 


पदनाम 


क्र ० 
सं ० 


स्वीकृत 
पद 


वेतनमान 

₹ 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


02 


15600-39100 + 6600 निदेशालय स्तर 


08 


15600-39100 + 6600 


1. श्रेणी -1 

उप निदेशक (स्थापना) , 

उप निदेशक (नियोजन ) 
2. श्रेणी -1 

मुख्य उद्यान अधिकारी 
3. श्रेणी -2 
1. जिला उद्योग 

अधिकारी 
2. आलू एवं शाकभाजी 

विकास अधिकारी 

( जनपदों हेतु) 
3. पौधशाला विकास 

अधिकारी 


05 


08 


15600-39100-15400 जनपद बागेश्वर, चम्पावत , रूद्रप्रयाग, पौड़ी एवं 

टिहरी हेतु 
15600-39100 + 5400 जनपद उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून , 

ऊधमसिंह नगर , नैनीताल , पिथौरागढ़ एवं 

अल्मोड़ा हेतु 
15600-39100 + 5400 पूर्व में स्वीकृत पदों के अनुसार 


08 


4 . 


सहायक निदेशक 


03 


15600-39100 + 5400 


02 पद सम्भागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय हेतु, 
01 पद पर अपर निदेशक कार्यालय, देहरादून हेतु 


542 


उत्तराखण्ड गजट , 12 नवम्बर, 2016 ई ० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


4 


5 


01 


15600-39100 + 5400 पूर्व में स्वीकृत पद के 


अनुसार 


01 


15600-39100 + 5400 पूर्व में स्वीकृत पद के अनुसार 


01 


15600-39100 +5400 पूर्व में स्वीकृत पद के अनुसार 


01 


15600-39100 + 5400 पूर्व में स्वीकृत पद के अनुसार 


01 


15600-39100 + 5400 पूर्व में स्वीकृत पद के अनुसार 


5. उद्यान अधीक्षक 

( चौबटिया ) 
6. उद्यान अधीक्षक 

(रामगढ़ ) 
7. उद्यान अधीक्षक 

( दूनागिरी) 
8. उद्यान विशेषज्ञ 

( कोटद्वार) 
9. उद्यान विशेषज्ञ 

( देहरादून ) 
10. प्रसार सेवा अधिकारी 

(निदेशालय) 
11. सब्जी विशेषज्ञ (नि ० ) 
12. उद्यान अधिकारी 

(मसाला) (निदे ० ) 
13. कनिष्ठ पुष्प विज्ञानी 

( नि 0) 
14. विपणन अधिकारी 

( नि ० ) 


01 


15600-39100 + 5400 निदेशालय स्तर पर योजनाओं के प्रसार एवं 

प्रशिक्षण हेतु 
15600-39100 + 5400 पूर्व में स्वीकृत पद के अनुसार 
15600-39100 + 5400 मसाला योजना के अनुश्रवण हेतु 


01 


01 


01 


15600-39100 + 5400 पूर्व में स्वीकृत पद के अनुसार 


02 


15600-39100 + 5400 01 पद निदेशालय (मु ० ) 

01 पद अपर निदेशक कार्यालय, देहरादून 
15600-39100 + 5400 केन्द्र पोषित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु 


01 


01 


15600-39100 + 5400 पूर्व में स्वीकृत पद के अनुसार 


01 


15. उद्यान अधिकारी 

( केन्यो० नि ०) 
16. आलू बीज अधिकारी 

( नि ० ) 
17. प्रसार सेवा अधिकारी, 

नैनीताल 
18. प्रसार औद्यानिकी 

निदेशालय 
19. उद्यान अधिकारी 

(केन्यो० नि ०) 


15600-39100 + 5400 पूर्व में स्वीकृत पद के अनुसार 


01 


15600-39100 + 5400 पूर्व में स्वीकृत पद के अनुसार 


01 


15600-39100 + 5400 केन्द्र पोषित योजनाओं के नियोजन हेतु 


योग : 


50 


4. ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक 

( वर्ग -1) 
1. जनपद मण्डल एवं 

मुख्यालय 
2. पौधालयों / प्रक्षेत्रों 


-- 


प्रत्येक विकास खण्ड हेतु 01-01 पद 
( 95 पद ) 
प्रत्येक विकास खण्ड हेतु 01-01 पद 
(13 पद) 
मण्डल मुख्यालय हेतु 01-01 पद 
(02 पद ) 


115 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 


3. विधान सभा , 
राजभवन 
(देहरादून ). 
हाईकोर्ट , 
सचिवालय व 
राजभवन ( नैतीताल ) 
एवं सौन्दर्गीकरण 
4.क्षेत्रीय जिला उद्यान 

अधिकारी कार्यालय 
(विकास खण्ड 
स्तर ) 


विधान सभा , 

राजभवन, देहरादून , राज्य 
सचिवालय, हाईकोर्ट , नैनीताल एवं राजभवन , 
नैनीताल हेतु 01-01 पद 
( 05 पद ) 


योग : 


115 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 12 नवम्बर, 2016 ई० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत्) 


543 


1 


2 


3 


4 


5 


5 . 


उद्यान निरीक्षक ( वर्ग-2) 
1. पौधालयों / प्रक्षेत्रों में 
2. मुख्याल / मण्डल / 
संयुक्त निदेशक / 


95 उद्यानों हेतु 01-01 पद 
95 विकास खण्डों हेतु 02-02 पद 


330 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,800 


जनपद 


प्रत्येक जनपद / मण्डल हेतु 03-03 पद 


3. न्याय पंचायत स्तर पर 

औद्यानिक निवेश केन्द्र 
योगः 
उद्यान पर्यवेक्षक 
(वर्ग-3) 


330 


6 . 


335 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,400 


95 उद्यानों हेतु 01-01 पद, 95 विकासखण्ड 
हेतु 02-02 पद, पौधालयों हेतु 50 पद 
कुल 335 पद 


05 


05 पद 


340 


1. जनपद / मुख्यालय / 

मण्डल हेतु 

योग : 
7. माली हैड चौधरी 
1. न्याय पंचायत स्तर पर 

औद्यानिक निवेश केन्द्र 


प्रत्येक न्याय पंचायत हेतु 01-01 पद 
एवं लगभग 1000 हेक्टेयर के विकास 
हेतु 01 पद इस प्रकार कुल 1670 पद 


40 पद 


5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 1,800 


10 पद 


2. सौन्दर्गीकरण इकाई 
विधान सभा, राजभवन , 
मुख्यमंत्री आवास , 

सचिवालय हेतु 
3. उच्च न्यायालय , 

नैनीताल हेतु 
योग : 

1720 
( आउटसोर्स 

पद) 
8. चतुर्थ श्रेणी 
मुख्यालय / मण्डल / जनपद 

227 
कार्यालय / पौधालयों / 
उद्यान सचल दल 
केन्द्र / क्षेत्रीय अपर उद्यान 
अधिकारी 

227 
( आउटसोर्स 

पद ) 
क - खाद्य प्रसंस्करण शाखा 
क्र ० 

पद का नाम स्वीकृत पद 
सं ० 


5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 1,800 


योग : 


वेतनमान 

₹ 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


श्रेणी -1 


01 


1. उपनिदेशक 

( खाद्य संरक्षण) 


15,600-39,100, 
ग्रेड वेतन 6,600 


544 


उत्तराखण्ड गजट , 12 नवम्बर , 2016 ई० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


4 


5 


2. श्रेणी-2 
1. खाद्य प्रसंस्करण 

अधिकारी 


04 


देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर , 
नैनीताल हेतु 01-01 पद 


15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 5,400 
15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 5,400 


01 


01 


2. प्रधानाचार्य खाद्य 
विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र , 

कोटद्वार 
3. प्रधानाचार्य खाद्य 
विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र , 

रामनगर 
3. निरीक्षक वर्ग -1 

1. निदेशालय, मुख्यालय 


15,600-39,100, 
ग्रेड वेतन 5,400 


01 


2. खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र 


20 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 

9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 
9,300-34,800, 
ग्रेड वेतन 4,600 


06 


03 


9,300-34,800, 
ग्रेड वेतन 4,600 


13 


3. खा 0 प्र 0 अ0 (मुख्य 

( अपर खाद्य 

प्रसंस्करण अधिकारी) 
4. खा 0 वि 0 प्र 0 के 0, 

रामनगर एवं 
कोटद्वार - प्रशिक्षक 
कुकरी / बेकरी / 

कैनिंग 
4. वर्ग -2 
1. खाद्य प्रसंस्करण 

केन्द्र - सहायक खाद्य 

प्रसंस्करण निरीक्षक 
2. खा ० प्र ० के ० 

कार्या० – सहायक खाद्य 
प्रसंस्करण निरीक्षक 
3. खा 0 प्र 0 के 0 रामनगर / 

कोटद्वार - प्रशिक्षक 
कुकरी / बेकरी / 
कै निग , प्रशिक्षक , 
रेस्टोरेन्ट, होटल 
मैनेजमैन्ट तथा 
रिसेपशिन 


5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 2,800 


प्रत्येक जनपद हेतु 01-01 पद, कुल 
13 पद 


02 


5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 2,800 


मुख्यालय हेतु 


12 


रामनगर एवं कोटद्वार हेतु 06-06 पद 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,800 


वर्ग -3 


47 


1. खाद्य प्रसंस्करण 

पर्यवेक्षक 


केन्द्र, 


02 


2. खा 0 प्र 0 अ 0 (मु ० ) 

पर्यवेक्षक 
3. खा 0 वि 0 प्र 0 के 0 . 

रामनगर, 
कोटद्वार - पर्यवेक्षक 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,400 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,400 
5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,400 


09 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 12 नवम्बर, 2016 ई० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) 


545 


1 


2 


3 


4 


5 


98 


चतुर्थ श्रेणी ( कामदार ) 
1. खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र 
2. खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण 
केन्द्र रामनगर / 
कोटद्वार 


आउट सोर्स 
आउट सोर्स 


06 


कुल योगः 


226 


-प्रयोग एवं प्रशिक्षण शाखा 
1. श्रेणी -1 
1. उपनिदेशक , उद्यान 
विज्ञान 


01 


2. वनस्पति विज्ञान अनुभाग 


02 


15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 6,600 
15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 6,600 
15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 6,600 


3. रसायन विज्ञान अनुभाग 


02 


03 


15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 5,400 
15,600-39,100, 
ग्रेड वेतन 5,400 


08 


03 


15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 5,400 


16 


9,300-34,800, 
ग्रेड वेतन 4,600 


2. श्रेणी-2 

1. सहायक निदेशक , उद्यान 

विज्ञान 
2. वनस्पति विज्ञान 

अनुभाग / पुष्प विज्ञान 

अनुभाग 
3. रसायन विज्ञान 

अनुभाग / मृदा परीक्षण 

अनुभाग 
3. वर्ग -1 

( समस्त अनुभाग) 
4. वर्ग -1 

(ग्वालदम, चमोली) 
5. वर्ग -2 

( समस्त अनुभाग ) 
6. वर्ग -3 

( समस्त अनुभाग ) 
7. चतुर्थ श्रेणी संवर्ग 

चपरासी / चौकीदार / पोटर / 
स्वच्छक / क्लीनर / नलकूप 
चालक / दफ्तरी / प्रयोगशाला 
परिचर 
माली / हैड चौधरी 


01 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 


18 


प्रत्येक अनुभाग हेतु 02-02 पद 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,800 


18 


प्रत्येक अनुभाग हेतु 02-02 पद 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,400 


24 
आउटसोर्स 


5,200-20,200, 
ग्रेड वेतन 1,800 


24 

5,200-20,200 , 
आउटसोर्स ग्रेड वेतन 1,800 


कुल योग: 


120 


546 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 12 नवम्बर, 2016 ई ० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) 
-कीट एवं पौध परीक्षण शाखा 


घ 


1 


2 


3 


4 


5 


श्रेणी-1 
वरिष्ठ कीट् विद् 


01 


15,600-39,100, 
ग्रेड वेतन 6,600 


श्रेणी-2 
प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ 


02 


15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 5,400 


02 


पौध रक्षा अधिकारी 
कीट विद् 


02 


वर्ग -1 


08 


निदेशालय , दोनों मण्डलों हेतु 


1. अपर पौध सुरक्षा अधिकारी 

( नि 0 / म ० ) 
2. वरिष्ठ कीट प्रशिक्षक (प्रशि ० ) 


02 


02 पद चौबटिया एवं श्रीनगर हेतु 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 
9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 
9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 

9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 


01 


3. प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान 

( मु ०) 
4. प्रवक्ता कीट विज्ञान (मु ० ) 


01 


4 . 


( 1 ) 


03 


वर्ग -2 
1. सहायक पौध सुरक्षा 

अधिकारी 
2. मधु विकास निरीक्षक 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,800 


( 2 ) 


04 


चारों प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु 


5,200-20,200 , 
ग्रेड 


वेतन 2,800 


वर्ग -3 


13 
आउटसोर्स 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 2,000 


सहायक मधु 

विकास 
निरीक्षक / पर्यवेक्षक / प्रयोगशाला 
सहायक / एपियरी कीपर 
चतुर्थ श्रेणी संवर्गः 
1. चतुर्थ श्रेणी (मु ० ) 
2. चतुर्थ श्रेणी (फील्ड ) 


25 


5,200-20,200 , 
ग्रेड वेतन 1,800 


3. उद्यान सहायक 


कुल योगः 


64 


ङ - मशरूम विकास शाखा 

श्रेणी-1 


1. मुख्य मशरूम विकास अधिकारी 


02 


15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 6,600 


गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल हेतु 


01-01 पद 


श्रेणी-2 


2. मशरूम विकास अधिकारी 


03 


15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 5,400 


देहरादून , श्रीनगर, नैनीताल हेतु 


01-01 पद 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 12 नवम्बर, 2016 ई० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) 


547 


1 


2 


3 


4 


5 


3 . 


वर्ग -1 


अपर मशरूम विकास अधिकारी 


05 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 


प्लॉन्ट, 


ज्योलीकोट , देहरादून कम्पोस्ट 

शंकरपुर, श्रीनगर एवं 
नैनीताल हेतु 01-01 पद 


वर्ग 

-2 
सहायक मशरूम विकास 
अधिकारी 


05 


5,200-20200 , 
ग्रेड वेतन 2,800 


प्लॉन्ट, 


ज्योलीकोट, देहरादून कम्पोस्ट 

शंकरपुर, श्रीनगर एवं 
नैनीताल हेतु 01-01 पद 


5 . 


वर्ग -3 


मशरूम पर्यवेक्षक 


05 


5,200-20200 , 
ग्रेड वेतन 2,400 


ज्योलीकोट, देहरादून 

देहरादून कम्पोस्ट, 
शंकरपुर, श्रीनगर एवं नैनीताल हेतु 


01-01 पद 


6. चतुर्थ श्रेणी संवर्ग परिचर / 

14 

5,200-20200, 14 पद पूर्ववत् 
स्वच्छक चौकीदार / अनुसेवक आउटसोर्स 

ग्रेड वेतन 1,800 
योगः 

34 
नोट - मशरूम विकास शाखा, प्रयोग एवं प्रशिक्षण शाखा के अन्तर्गत वनस्पति विज्ञान की उप - शाखा होगी । 
च - सांख्यिकीय एवं नियोजन शाखा 

श्रेणी -1 
1 . उप निदेशक ( सांख्यिकी ) 

01 

15,600-39,100 , 

ग्रेड वेतन 6,600 
2. सांख्यिकी अधिकारी 

15,600-39,100 , 

दोनों मण्डलों हेतु 01-01 पद 

ग्रेड वेतन 5,400 
वर्ग -1 
अपर सांख्यिकी अधिकारी 

9,300-34,800 , दोनों मण्डलों हेतु 01-01 पद एवं 
ग्रेड वेतन 4,600 01 पद मुख्यालय हेतु 


02 


3 . 


03 


4 . 


वर्ग -2 


सहायक सांख्यिकी अधिकारी 


13 


प्रत्येक जनपद हेतु 01-01 


5,200-20,200 
ग्रेड वेतन 2,800 


कुल योगः 


19 


छ - तकनीकी शाखा 
1 . सहायक प्रोग्रामर (वर्ग -1 ) 


01 


2 . 


02 


9,300-34,800, 
ग्रेड वेतन 4,600 
9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 

आउटसोर्सिंग 


दोनों मण्डलों हेतु 01-01 पद 


01 


अवर अभियन्ता ( कृषि अभियंत्रण) 

( वर्ग -1 ) 
3. विद्युत यांत्रिकी सहायक (वर्ग -2) 

(निदे० ) 
4. फोरमैन ( वर्ग -1) 
5. फोरमैन ( वर्ग -2) 
6. मैकेनिक (वर्ग-2) 


01 


01 


आउटसोर्सिंग 
आउटसोर्सिंग 
आउटसोर्सिंग 


01 


कुल योग: 


07 


548 


उत्तराखण्ड गजट, 12 नवम्बर, 2016 ई० ( कार्तिक 21 , 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


4 


5 


ज - लेखा संवर्ग 


1. वरिष्ठ वित्त अधिकारी 


01 


वित्त सेवा (मुख्यालय) 


15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 6,600 


2. वित्त अधिकारी 


02 


दोनों मण्डलों हेतु 


15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 5,400 


3 . 


सहायक लेखाधिकारी 


03 


दोनों मण्डलों एवं मुख्यालयों हेतु 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,800 


01-01 पद 


4. लेखाकार 


15 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,200 


5 . 


सहायक लेखाकार 


30 


5,200-20,200 
ग्रेड वेतन 2,800 


51 


कुल 

योगः 
झ - मिनिस्ट्रीयल संवर्ग 
1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


04 


15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन 5,400 


मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग में स्टाफिंग 
पैटर्न लागू होने के दृष्टिगत 
अतिरिक्त पद सृजन का औचित्य 
दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है 


2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 


17 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,800 


3. प्रशासनिक अधिकारी 


17 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 


4. प्रधान सहायक 


31 


9,300-34,800, 
ग्रेड वेतन 4,200 


5. वरिष्ठ सहायक 


47 


5,200-20,200 
ग्रेड वेतन 2,800 


6. कनिष्ठ सहायक 


55 


5,200-20,200 
ग्रेड वेतन 2,000 


7. कम्प्यूटर ऑपरेटर 


02 


5,200-20,200 
ग्रेड वेतन 2,000 


कुल योगः 


173 


ञ - वैयक्तिक कार्मिक 
1. वैयक्तिक अधिकारी 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 


2. वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 


17 


9,300-34,800 . 
ग्रेड वेतन 4,200 


3. वैयक्तिक सहायक 


5,200-20,200 


ग्रेड वेतन 2,800 


कुल योग: 


17 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 12 नवम्बर, 2016 ई 0 ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) 


549 


1 


2 


3 


4 


5 


ट - विविध संवर्ग के कार्मिकों का सार 

नायब तहसीलदार, वर्ग -1 


01 


9,300-34,800 , 
ग्रेड वेतन 4,600 

5,200-20,200 
ग्रेड वेतन 2,000 


कारपेन्टर , वर्ग -3 


02 
आउटसोर्स 


सर्वे अमीन 


02 


5,200-20,200 
ग्रेड वेतन 1,800 


कुल योगः 


05 


ठ - वाहन चालक संवर्ग के कार्मिकों का सार 


1. वाहन चालक 


41 


5,200-20,200 
ग्रेड वेतन 1,900 

5,200-20,200 
ग्रेड वेतन 1,900 


2. ट्रैक्टर चालक 


04 


45 


कुल योगः 
महा योगः 


3550 


2. 


उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्वीकृत पुनर्गठित संरचनात्मक ढाँचे के अन्तर्गत यदि किसी पद पर 
कोई कार्मिक तैनात है एवं वित्त विभाग द्वारा उस संवर्ग के पदों में कटौती की गई है , तो उक्त कार्मिकों की तैनाती 
के अनुसार उन पदों को तब तक यथावत् बनाये रखा जायेगा जब तक धारित पद पर कार्यरत् कार्मिक पदोन्नति अथवा 
सेवानिवृत्ति एवं किन्हीं अन्य कारणों से पद रिक्त न हो जाये । 

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या 1049 / वित्त -07 / 2016, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त 
उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं । 


3 . 


आज्ञा से , 
डा ० रणबीर सिंह, 

अपर मुख्य सचिव , 
कृषि उत्पादन आयुक्त । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई ० ) 46 हिन्दी गजट / 560 – भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ०ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 नवम्बर , 2016 ई० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


October 20, 2016 


No. 266 /UHC /XIV -a /27 /Admin.A /2012 --Ms.Chhavi Bansal, Civil Judge (Jr. Div .), Ramnagar, District Nainital 
is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 26.09.2016 to 05.10.2016 with permission to prefix 25.09.2016 
as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


October 21 , 2016 


No. 267/UHCIXIV -a/42/Admin.A /2011--Sri RahulGarg, 2nd Additional District & Sessions Judge, Rudrapur, 
DistrictUdham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 12.09.2016 to 22.09.2016 with 
permission to prefix 10.09.2016 as second Saturday, 11.09.2016 as Sunday and suffix 23.09.2016 as local 
holiday of Anastika . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection). 


723 - ख 


724 


उत्तराखण्ड गजट, 12 नवम्बर, 2016 ई ० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 
कार्यालय जनपद न्यायाधीश , पिथौरागढ 

कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 

13 अक्टूबर, 2016 ई ० 
पत्रांक 477 ( VI) / एक - 07-2016 - प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल 
की अधिसूचना संख्या 263 / यू ०एच० सी ० / एडमिन. ए / 2016 , दिनांक 07 अक्टूबर , 2016 के अनुपालन में मेरे द्वारा 
सिविल जज ( जूनियर डिवीजन), डीडीहाट , जिला पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 08-10-2016 के अपराह्न में 
ग्रहण किया गया । 
प्रतिहस्ताक्षरित 

रवि रंजन , 
( ह ० ) अस्पष्ट, 

सिविल जज ( जूनियर डिवीजन ), 
जनपद न्यायाधीश, 

डीडीहाट , जिला पिथौरागढ़ । 
पिथौरागढ़ । 


कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी , अल्मोड़ा 


प्रभार प्रमाण - पत्र 


01 अक्टूबर, 2016 ई ० 


पत्रांक 2989 / एस 0 पी 0 ए0 / व्य ० पं 0 / मु ० वि 0 अ 0 - सचिव, उत्तराखण्ड शासन कार्मिक , अनुभाग -1 , देहरादून के 
आदेश संख्या 2237 / xxx - 1-2016 के अनुपालन में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, मुख्य विकास अधिकारी , 
अल्मोड़ा के पद का पदभार आज दिनाँक 01-10-2016 के पूर्वान्ह / अपरान्ह में हस्तान्तरित किया गया । 

प्रकाश चन्द्र , 
मुख्य विकास अधिकारी, 

अल्मोड़ा । 


मुक्त अधिकारी 


मोचक अधिकारी 


मोहम्मद असलम , 
अपर परियोजना निदेशक / 
जिला विकास अधिकारी , 

अल्मोडा । 


प्रभार प्रमाण - पत्र 


03 अक्टूबर, 2016 ई ० 
पत्रांक 3007 / एस ० पी ० ए० / व्य ० पं 0 / मु ० वि 0 अ0 - सचिव , उत्तराखण्ड शासन कार्मिक, अनुभाग -1, देहरादून के 
आदेश संख्या 2238 / xxx - 1-2016, दिनांक 30 सितम्बर के अनुपालन में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है , मुख्य 
विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के पद का पदभार आज दिनाँक 03-10-2016 के पूर्वान्ह / अपरान्ह में हस्तान्तरित किया 


गया । 


मुक्त अधिकारी 


मोहम्मद असलम , 
अपर परियोजना निदेशक / 
जिला विकास अधिकारी, 

अल्मोड़ा । 


मोचक अधिकारी 


जीवन सिंह नागन्याल , 
मुख्य विकास अधिकारी, 

अल्मोड़ा । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 12 नवम्बर, 2016 ई० ( कार्तिक 21 , 1938 शक सम्वत् ) 


725 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 


आदेश 


29 सितम्बर , 2016 ई ० 


पत्रांक 1749 / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या UK03TA0547, मॉडल 2012, चेसिस MAT601465CWJ37032 , 
इंजन नं 0 14CRAIL08HXYW28369, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री दीवान सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह, पता 
ग्राम चांचड़ा, पोस्ट दिगालीचौड़ , चम्पावत के नाम पर दर्ज है , वाहन स्वामी ने दिनांक 23.08.2016 को आवेदन - पत्र 
के साथ भूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन अग्निकाण्ड में नष्ट हो गया है, बीमा 
कम्पनी द्वारा वाहन को पूर्णक्षति मान कर वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से 
मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29.09.2016 को वाहन संख्या UK03TA0547 , 
चेसिस MAT601465CWJ37032 , को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


रश्मि भट्ट, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


टनकपुर ( चम्पावत) । 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी 


कार्यालयादेश 


03 अक्टूबर , 2016 ई ० 


पत्रांक 4131 / कर पंजीयन / पंजीयन -निरस्त / 2016 - वाहन संख्या यू0 के0-04 - टीए -3894 (मैक्सी), मॉडल 2011, 
चेसिस संख्या MAT446502B9P42176, श्री तेज सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी मकान संख्या -10, रमेला गाँव, 
मुक्तेश्वर, जनपद नैनीताल के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी द्वारा दिनाँक 04 अगस्त, 2016 को आवेदन कर अवगत 
कराया है कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मार्ग पर संचालित योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का 
अनुरोध किया गया है । सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड परिवहन निगम) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट 
कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
रहता है । 


अतः, मैं , संदीप वर्मा, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , हल्द्वानी, मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 
55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू 0 के0-04 - टीए -3894 (मैक्सी) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस 
संख्या MAT446502B9P42176 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

संदीप वर्मा, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी 


(प्रशासन), हल्द्वानी । 


726 


उत्तराखण्ड गजट, 12 नवम्बर, 2016 ई० ( कार्तिक 21 , 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय परिवहन आयुक्त , उत्तराखण्ड, कुल्हान , सहस्त्रधारा रोड, देहरादून 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

20 अक्टूबर , 2016 ई ० 
पत्रांक 942 / अधि 0 / दो -217 / 2016 - विभागीय पदोन्नति चयन समिति की बैठक दिनांक 17-10-2016 में की 
गयी संस्तुति के क्रम में सम्भागीय संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ( वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 ) के पद पर 
प्रोन्नत करते हुए उन्हें नामों के सम्मुख अंकित कार्यालयों में तैनात किया जाता हैं : 


वर्तमान तैनाती कार्यालय 


पदोन्नति के फलस्वरूप नवीन तैनाती स्थल 


क्र ० 
सं ० 


कार्मिक का नाम 

सर्वश्री 
दिग्विजय सिंह 


1 . 


2 . 


मनोज सनवाल 


3 . 


अनिल आनन्द 


4 . 


दीपक कुमार शर्मा 
अयाज हुसैन 


5 . 


सम्भागीय परिवहन कार्यालय, सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून 
देहरादून 
सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर 
अल्मोड़ा 
सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उप सम्मागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी 
देहरादून 
कर संग्रह केन्द्र , नारसन उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी 
उप सम्भागीय परिवहन उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय , कर्णप्रयाग 
कार्यालय , रूड़की 
कर संग्रह केन्द्र, चिड़ियापुर उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय , ऋषिकेश 
कर संग्रह केन्द्र, कुल्हाल उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, रूड़की 
सम्भागीय परिवहन कार्यालय, सम्मागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी 
पौड़ी 
कर संग्रह केन्द्र , नारसन हरिद्वार क्रमांक 11 पर वर्णित कार्मिक, दिनांक 

31-10-2016 के सेवानिवृत्त होने के कारण 
कर संग्रह केन्द्र, आशारोड़ी उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय , विकासनगर 
उप सम्भागीय परिवहन उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार 
कार्यालय, हरिद्वार 


6 . 


7 . 


राजकुमार 
इन्द्रजीत सिंह 
नरेन्द्र सिंह भण्डारी 


8 . 


9 . 


भवानी दत्त जोशी 


10 . 


राकेश कुमार 


11. 


राजेन्द्र सिंह बिष्ट 


2 . 


उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है एवं उन्हें किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मूल पद पर 
प्रत्यावर्तित किया जा सकता है । 


3. सम्बन्धित अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रहेंगे । 


अतः सम्बन्धित नियन्त्रक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों को 
उनके नवीन तैनाती स्थलों पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें । 


सी ० एस० नपलच्याल , 


परिवहन आयुक्त । 


727 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 12 नवम्बर, 2016 ई ० ( कार्तिक 21, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


29 अक्टूबर, 2016 ई ० 
पत्रांक 2285 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP25AT -0039 / 2016- वाहन संख्या UP25AT -0039, मॉडल 2008 , 
चेसिस संख्या 445111KRZR32019IITROBLY2014, तथा इंजन नं 0 275IDIO5KRZ532961 , कार्यालय में 
श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री पाल सिंह, निवासी 6, सैजना मलसा, गिरधरपुर , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत 
है । वाहन स्वामी ने दिनांक 27.10.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए 
अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह 
के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP25AT- 0039 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 445111KRZR32019IITROBLY2014 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी , 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


पी ० एस ० यू० ( आर० ई० ) 46 हिन्दी गजट / 560 –भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


